निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 15 आश्विन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 894 ) पटना , शुक्रवार , 7 अक्तूबर 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

18 जुलाई 2016 
सं0 22 नि0 सि0 ( पू0) - 21 - 04 / 2010 / 1410 — मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमण्डल , 
नरपतगंज के अन्तर्गत एकरारनामा सं0 25 F2 / 2000 - 01 एवं 29 F2 / 2000 - 01 के तहत श्री किशोर कुमार 
जयसवाल, संवेदक के द्वारा सम्पादित कराये गये कार्यों के विरूद्ध 40 % राशि का भुगतान करने एवं शेष लंबित राशि 
के भुगतान हेतु समय - समय पर विभाग से आवंटन की माँग करने के बाद भी श्री रामशरण सिंह, तत्कालीन अधीक्षण 
अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल - 2, पटना द्वारा लंबित भुगतान के लिए कोई कार्रवाई न कर 8 वर्षों की लम्बी 
अवधि तक भुगतान लंबित रखने एवं संवेदक को मानसिक एवं आर्थिक रूप से क्षति पहुँचाने के आरोप के लिए 
विभागीय संकल्प 319 दिनांक 16.03.11 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43 ( बी ) के तहत विभागीय कार्यवाही 
प्रारम्भ की गयी । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 
जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध करीब आठ वर्षों की लम्बी अवधि तक भुगतान लंबित रखने 
का आरोप स्पष्टतः प्रमाणित नहीं पाया गया, परन्तु इस मामले में हुए विलम्ब के लिए कुछ हद तक दोषी माना गया । 

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी, जिसमें संचालन 
पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए एवं श्री सिंह की सेवानिवृति की तिथि दिनांक 31. 05 .07 को 
देखते हुए कालबाधित होने के कारण उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप से आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 अक्तूबर 2016 
आनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिए गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामशरण सिंह, सेवानिवृत अधीक्षण 
अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल - 2, जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप से 
आरोप मुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 894 -571 + 10- डी0टी0जी0I 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


